. 


रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


३ 


REGD. NO . D. L .-33004/99) 


.. 


PWD 


PAN 


मयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


। 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग ।। - - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART I - Section 3 Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 80411 
No. 8041 


नई दिल्ली, मंगलवार , सितम्बर 10 , 2002 / भाद्र 19, 1924 
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 10 , 2002/BHADRA 19 , 1924 


वित्त और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 10 सितम्बर , 2002 

आय - कर 
का . आ . 987( अ ). . - केन्द्रीय सरकार , आय - कर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 115 कग की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) 
और खंड ( ख ) के मद (5 ) और ( iii ) तथा उपधारा ( 5 ) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्रा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के 
आर्थिक कार्य विभाग की अधूिसचना सं. सा. का. नि . 700( अ ) तारीख 12 नवंबर, 1993 के द्वारा अधिसूचित " विदेशी करेंसी संपरिवर्तन बंधपत्र और 
साधारण शयर ( निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र की मार्फत ) निर्गमन स्कीम 1993 को निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 और उत्तरवर्तीनिर्धारण वर्षों की बाबत उक्त 
धारा के प्रयोजनों के लिए एक स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ अधिसूचना सं. 243/ 2000 / फा. सं. 153/ 191/ 2000- टीपीएल ] 

राहुल नवीन, अवर सचिव 
पाद टिप्पणी : -- 
( 1 ) मुख्य स्कीम अर्थात् विदेशी करेंसी संपरिवर्तनीय बंधपत्र तथा सामान्य शेयर ( निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र की मार्फत ) निर्गम स्कीम, 1993 को 

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II , खंड- 3, उपखंड ( i) में दिनांक 12 नवम्बर , 1999/ कार्तिक 21 , 1915 [ अधिसूचना सा . का. नि . 
सं . 700( अ ), दिनांक 12 नवम्बर, 1993 ] को अधिसूचित किया गया था तथा तदनन्तर निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया 
था : 
(i ) विदेशी करेंसी संपरिवर्तनीय बंधपत्र तथा सामान्य शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र की मार्फत ) ( संशोधन ) स्कीम, 1999 को भारत 

के राजपत्र, असाधारण, भाग- II , खंड- 3, उपखंड ( i ) में दिनांक 11 नवम्बर, 1999/ कार्तिक 20, 1921 [ अधिसूचना सा. का. नि . 
सं. 764 ( अ ), दिनांक 10 नवम्बर, 1999 ] को प्रकाशित किया गया था । 
विदेशी करेंसी संपरिवर्तनीय बंधपत्र तथा सामान्य शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र की मार्फत ) ( संशोधन ) स्कीम , 2000 को भारत 
के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खंड- 3, उपखंड (i ) में दिनांक 19 जून, 2000/ ज्येष्ठ 29, 1922 [ अधिसूचना सा. का .नि . 

सं. 544 ( अ ), दिनांक 16 जून, 2000 ] को प्रकाशित किया गया था । 
( iii ) विदेशी करेंसी संपरिवर्तनीय बंधपत्र तथा सामान्य शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र की मार्फत ) ( संशोधम ) रकीम -II , 2000 को 

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खंड -3 , उपखंड (i ) में दिनांक 14 नवम्बर, 2000/ कार्तिक 23, 1922 [ अधिसूचना 
सा . का. नि . सं. 865 ( अ ), दिनांक 10 नवम्बर, 2000 ] को प्रकाशित किया गया था । 


( ii ) विदेशी 


2853 (61 2002 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II- SEC . 3 ( 1)] 


- 


- 


- 


MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS 

(Department of Revenue) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th September, 2002 

INCOME- TAX 


S . O . 953 ( E ). - In exercise of the powers conferred by item (h )of sub -clause (iv ) of clause ( 15 ) of Section 10 of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies tax free Bonds Series I- A of rupees one lakh 
each , tax free Bonds Series-l-B of rupees one lakh each , tax free bonds Series II - A of rupees ten thousand each and tax free 
- Bonds Series- Il- B of rupees ten thousand each issued by Sardar Sarovar Narmada Nigam Limited carrying an interest of 
9.20 % . 9.50 % , 9.20 % and 9. 50 % per annum for a period of 5 , 7, 5 and 7 years respectively for a total amount ofrupees 500 
crores with following details : 
Series Amount 

Distincitive Number 
1. IA rupees seventy five crores 

1- 7500 
2. Al-B rupees one hundred twenty five crores 

7501-- - 20 , 000 
3. II -A rupees one hundred twenty five crores 

20,001~ - 1,45 ,000 
4 . Il -B 

rupees one hundred seventy five crores 1,45 ,001~ - 3, 20, 000 
Provided that the benefit under the said section shallbe admissible only if the holder of such bonds registers his/her 
name and the holding with the said Corporation . 


[Notification No. 242/2002 /F .No. 178 /26 /2002 -ITA - I] 

I.P .S . BINDRA ,Under Secy . 


Printed hy the Manager. Giovt. of India Press. Ring Road , Mayapuri. New Oclhi- 110064 

and Published by the controller of Publications , Delhi-110054 


